पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र.-- 108-- भोपाल - 09 - 11 . 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , 
दिनांक 10 -1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


More 


man 


SAPP 


SAX 


सत्य मेव भ 


एमेव जय 


S : 


SEARS. 38 


SHARE 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 110 ] 


भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010 --माघ 8, शक 1931 


mammmumnewm 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2010 


फा . क्र . 17 ( ई ) - 133 - 09 - इक्कीस - ब( दो ). ~- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए , राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि -स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला बड़वानी में दिनांक 
18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि - स्तरीय पंचायतों 
के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के 
लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

. ए. जे. खान , सचिव. 


कार्यालय, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत, सेंधवा, जिला बड़वानी 
झोनल अधिकारियों का पंचायत निर्वाचन द्वितीय प्रशिक्षण , दिनांक 12 जनवरी 2010 उपस्थिति पत्रक 


पद 


झोन क्र . झोनल अधिकारी का नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 


कार्यालय 
( 4 ) 


मोबाईल नं. हस्ताक्षर 

( 5 ) ( 6 ) 


( 3 ) 


1 


श्री लॉखनसिंह राजूपत 


मु . का . प. अधि., सेंधवा 


जनपद पंचायत, सेंधवा 


विकासखंड शिक्षा, अधिकारी 


किसान कल्याण तथा कृषि विभाग , सेंधवा 


श्री रामचन्द्र मालवीय 
श्री ओमप्रकाश वर्मा 


3 


वाणिज्यिक कर अधिकारी , वृत सेंधवा 


सहायक आयुक्त 
अनुविभागीय अधिकारी 


श्री आर. एस. चौहान 


वनमंडल, सेंधवा 
वनमंडल , सेंधवा 


5 


श्री काशीराम जाधव 


उप मंडलाधिकारी 


219 


. 


220 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2010 


ornmore 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वनक्षेत्रपाल 


वन मंडल , सेंधवा 


6 
7 


श्री सुरेश शर्मा 
श्री सुधाकर चतुर्वेदी 
श्री आर. आर. पाल 


वन मंडल, सेंधवा 


वनक्षेत्रपाल 
उप मंडलाधिकारी 


वन मंडल, सेंधवा 
कृषि विभाग 


श्री एम. एस . सौलकी 


अनुविभागीय अधिकारी 


10 श्री रमेश पांचाल 


पशु चिकित्सालय , सेंधवा 


पशु चिकित्सा अधिकारी 
अनुविभागीय अधिकारी 
अनुविभागीय अधिकारी 


सिंचाई विभाग, सेंधवा 


ग्रा. या . वि ., सेंधवा 


11 श्री अनिल मिश्रा 
12 श्री ए. के . चोकसे 
13 श्री लोकेन्द्र सोहनी 
14 श्री के. के. ठाकुर 
15 श्री आर. एस. लश्करी 


बी . आर. सी . 


सहायक यंत्री 


जनपद शिक्षा केन्द्र, सेंधवा 
रो. गा. यो . जनपद पंचायत, सेंधवा 
जनपद पंचायत, सेंधवा 


उपयंत्री 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2010 . 


